रजिस्ट्री सं . डो . एल . - 33004 / 94 


REGD . NO. D . L . -33004 , 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Fradia 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


PART - SecondactO 

प्राभिकार से प्रकारात 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 514] 
No. 514] 


नई दिल्ली , पार, दिसम्बर 8, 1994/महायज 18, 1916 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 1994/AGRAHAYANA 18, 1916 


D 


- 


- 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 


बंबई , 9 दिसंबर , 1994 


मा .का. नि . 858 ( अ ).-~-भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड , प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) 
नियम , 1957 के नियम 7 के साथ पठित , प्रतिभूति संविदा ( विनियमन ) अधिनियम, 1956 
( 1956 का 42) की धारा 3 के अधीन इसे दी गयी मान्यता के नवीकरण के लिए मगध 
स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन , पटना (इसमें इसके पश्चात एक्सचेंज निर्दिष्ट होगा ) द्वारा किये 
गये प्रावेदन पर विचार करके और उक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


2807 GI / 94 


( 1 ) 


- - 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II - - SEC. 3(i) ] 

- - -- -- - ---- --- - - -- - - 
करते हुए तथा इस बात से सुष्ट होकर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना 
लोकाहित में भी होगा , एक्सचेंज को एतदद्वारा, प्रतिभूतियों में संविदाओं के संबंध में विसंवर 
1994 * 11वें दिन से प्रारंभ होने वाले और 10 दिसंबर , 1996 को समाप्त होने वाले ; 
दो वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन मान्यता प्रदान 
करता है । 

मंख्या : 1/ 47/ एस. ई./ 94 ] 

सुरेश नाडकर्णी, अध्यक्ष 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


NOTIFICATION 


Bombay, the 9th December, 1994 
G . S. R . 858 ( E ) . - Securities and Exchange Board of India , having consi 
dered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the 
Securitics Contracts (Regulation ) Act, - 1956 (42 of 1956 ) read with Rule 7 of 
the Securities Contracts ( Regulations ), Rules , 1957, by the Magadh Stock Ex 
change Association, Patna ( hereinafter referred to as — the Exchange ) and in 
exercise of the powers conferred by Section 4 of the said Act, being satisfied 
that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so 
to do , hereby grants recognition to the Exchange under Section 4 of the said 
Act for a further period of two years commencing on the 11th day of 
December , 1994 and ending on the 10th day of December , 1996 in respect of 
contracts in securities . 

[ F. No. 1| 47|SE[ 94 ] 
. S. S. NADKARNI , Chairman 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Maya Puri , New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054, 1994 


